SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 भाद्र, 1940 ( श० ) 


संख्या- 871 


राँची, गुरुवार 


6 सितम्बर, 2018 ( ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


- - - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
23 अगस्त, 2018 


संख्या-02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3524/रा.,-- श्री अनुराग तिवारी , झा .प्र. से., अंचल अधिकारी , 
लोहरदगा सदर ( गृह जिला - राँची ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3525/ रा., - श्री प्रमेश कुशवाहा , झा .प्र. से., अंचल अधिकारी , टुण्डी , 
धनबाद ( गृह जिला-गिरिडीह ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी, लोहरदगा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-02/ रा. स्था .-17/2018-3526/ रा.,-- श्री राजीव कुमार, झा. प्र.से., अंचल अधिकारी , देवीपुर , 
देवघर ( गृह जिला- गोड्डा) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी, बुण्डू, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-02/रा. स्था .-17/ 2018- 3527/ रा.,-- श्री सच्चिदानंद कुमार वर्मा, झा.प्र. से., अंचल 
अधिकारी , खलारी, राँची ( गृह जिला- औरंगावाद ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक अंचल अधिकारी, करमाटांड -विद्यासागर , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 6 सितम्बर , 2018 
संख्या-02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3528/ रा., - श्री रवि किशोर राम , झा .प्र. से., अंचल अधिकारी , 
सारवाँ, देवघर ( गृह जिला- गुमला) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी , खलारी , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3529/ रा.,-- श्री वैद्यनाथ कामती, झा .प्र. से., अंचल अधिकारी, 
गढ़वा सदर ( गृह जिला- गोड्डा) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी , नगड़ी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3530/ रा.,-- श्रीमती रश्मि लकड़ा, झा . प्र. से., अंचल अधिकारी , 
मुरहू , छूटी ( गृह जिला-गुमला ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी , हरिहरगंज , पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-02/ रा. स्था .-17/ 2018-3531/रा.,-- श्री शम्भू राम, झा.प्र.से., अंचल अधिकारी, बेंगावाद, 
गिरिडीह ( गृह जिला- पलामू ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी , मुरहू, छूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -02/ रा. स्था .-17/ 2018-3532/ रा.,-- श्री अरविन्द कुमार ओझा, झा .प्र.से., अंचल अधिकारी , 
कुण्डहित , जामताड़ा ( गृह जिला -बिहार ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी, भरनो, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3533/ रा.,-- श्री संतोष बैठा, झा .प्र. से., अंचल अधिकारी , बरहेट , 
साहेबगंज ( गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी, बसिया, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 02/ रा. स्था .- 17 / 2018- 3534/ रा.,-- श्री पंकज कुमार , झा. प्र. से., अंचल अधिकारी , 
पालोजोरी , देवघर ( गृह जिला-लोहरदगा) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी, सिमडेगा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3535/ रा.,-- श्री हरिश्चन्द्र मुंडा, झा .प्र. से., अंचल अधिकारी, 
धालभूमगढ़ , पूर्वी सिंहभूम ( गृह जिला- टी ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश 
तक अंचल अधिकारी , सेन्हा, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -02/ रा. स्था .-17/2018- 3536/ रा.,-- श्रीमती प्रीति सिन्हा, झा. प्र. से., अंचल अधिकारी , 
कामडारा , गुमला ( गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़, पूर्वी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-02/ रा. स्था .-17 / 2018-3537/ रा.,-- श्री प्रदीप कुमार महतो , झा .प्र.से., अंचल अधिकारी, 
बारियातु , लातेहार ( गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी, चाईबासा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 6 सितम्बर , 2018 


संख्या -02/ रा. स्था .- 17/ 2018- 3538/ रा.,-- श्री हिरा कुमार, झा . प्र. से., अंचल अधिकारी, नवडीहा 
बाजार, पलामू ( गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी, बहरागोड़ा , पूर्वी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3539/ रा.,-- श्री बालेश्वर राम , झा . प्र.से ., अंचल अधिकारी, 
जयनगर, कोडरमा ( गृह जिला- चतरा) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी, हजारीबाग सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3540/ रा.,-- श्री विजय हेमराज खलखो, झा. प्र. से., अंचल अधिकारी , 
छतरपुर , पलामू ( गृह जिला- लातेहार ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी, जयनगर , कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-02/ रा. स्था.- 17/ 2018- 3541/ रा.,-- श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव , झा.प्र.से., अंचल 
अधिकारी, मेहरमा, गोड्डा ( गृह जिला- धनबाद ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक अंचल अधिकारी, बरही, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

___ संख्या-02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3542/ रा.,-- श्री नीतिन शिवम गुप्ता, झा .प्र. से., अंचल अधिकारी , 
भण्डरा, लोहरदगा ( गृह जिला- गुमला) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी , चौपारण , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3543/ रा.,-- श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव , झा .प्र.से., अंचल 
अधिकारी, जरीडीह, बोकारो ( गृह जिला-बिहार ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक अंचल अधिकारी , माण्डू, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 02 / रा. स्था.-17/2018-3544/ रा.,-- श्री सुरेन्द्र कुमार , झा .प्र.से., अंचल अधिकारी, पड़वा , 
पलामू ( गृह जिला-हजारीबाग) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी , जरीडीह , बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -02/ रा. स्था .- 17/ 2018 -3545/ रा.,-- श्री अंगारनाथ स्वर्णकार , झा .प्र. से ., अंचल अधिकारी , 
उधवा, साहेबगंज ( गृह जिला -उत्तर प्रदेश ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश 
तक अंचल अधिकारी, नावाडीह, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या- 02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3546 / रा., - श्री धनंजय पाठक , झा .प्र. से., अंचल अधिकारी , सारठ , 
देवघर ( गृह जिला-बिहार ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी, गाण्डेय , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-02/ रा. स्था .-17 / 2018- 3547/रा., श्री नीत निखिल सुरीन , झा.प्र. से., अंचल अधिकारी , 
कुरडेग , सिमडेगा ( गृह जिला- गुमला) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी , बरवाडीह, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 6 सितम्बर , 2018 
संख्या -02/ रा. स्था .- 17/ 2018- 3548/ रा.,-- श्री चन्द्रदेव प्रसाद , झा .प्र. से., अंचल अधिकारी , 
पत्थलगड्डा, चतरा ( गृह जिला-बोकारो ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी, जामताड़ा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-02/रा. स्था .-17/ 2018-3549/ रा., - श्री खगेन महतो, झा.प्र. से., अंचल अधिकारी, कसमार, 
बोकारो ( गृह जिला- धनबाद ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी , मेहरमा , गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 02/ रा. स्था.- 17/ 2018- 3550 /रा.,-- श्री विनोद प्रजापति, झा.प्र.से., अंचल अधिकारी , 
बड़गाई , राँची ( गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी , महेशपुर, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या- 02/ रा. स्था .- 17/ 2018- 3551/रा.,-- सुश्री अमृता कुमारी, झा .प्र.से., अंचल अधिकारी, 
रामगढ़ सदर ( गृह जिला-बिहार) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी, शिकारीपाड़ा , दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3552/रा.,-- श्री भोला शंकर महतो, झा. प्र.से., अंचल अधिकारी , 
बगोदर , गिरिडीह ( गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी, रामगढ़ सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-02/ रा. स्था.- 17/ 2018-3553/ रा., - श्री दिलीप कुमार , झा.प्र.से., अंचल अधिकारी , 
ईटखोरी, चतरा ( गृह जिला -हजारीबाग ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी , हेहल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3554/ रा., श्री राजेश कुमार , झा .प्र.से ., सहायक बंदोबस्त 
पदाधिकारी ( राजस्व ), हजारीबाग ( गृह जिला -गिरिडीह ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से 
अगले आदेश तक अंचल अधिकारी , तमाड़ , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या - 02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3555/ रा.,-- श्री अनिल कुमार , सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 
( राजस्व), हजारीबाग ( गृह जिला - नवादा ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी, कटकमसांडी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3556/ रा., श्री मनोज कुमार दीक्षित , सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 
( राजस्व), दुमका ( गृह जिला- पटना) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी, ओरमांझी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3557/ रा., - श्री शैलेश कुमार, झा . प्र.से., अंचल अधिकारी, हेहल 
( गृह जिला -गिरिडीह ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल अधिकारी , 
बड़गाई , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 6 सितम्बर , 2018 


संख्या -02/ रा. स्था .- 17/ 2018- 3558/ रा.,-- श्री दिवाकर प्रसाद चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी , झा .प्र. से., 
अंचल अधिकारी, नगड़ी, राँची ( गृह जिला - मध्य प्रदेश ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से 
अगले आदेश तक अंचल अधिकारी, गढ़वा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-02/ रा. स्था .- 17/ 2018-3559/ रा.,-- श्री अनुप कच्छप , झा.प्र. से., अंचल अधिकारी , भरनो , 
गुमला ( गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी , ईंटखोरी , चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 02/ रा. स्था .- 17/ 2018- 3560/ रा.,-- श्री बड़ॉय सारू, झा .प्र . से., अंचल अधिकारी , बसिया , 
गुमला ( गृह जिला - खूटी) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी, विश्रामपुर , पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -02/ रा. स्था .-17 /2018- 3561/ रा.,-- श्री विनय प्रकाश तिग्गा, झा .प्र. से., अंचल अधिकारी , 
सिमडेगा सदर ( गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी, पीरटांड, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3562/ रा.,-- श्री अतुल रंजन भगत, झा. प्र. से., अंचल अधिकारी , 
सेन्हा, लोहरदगा ( गृह जिला- गुमला) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी, रानेश्वर दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3563/ रा.,-- श्रीमती सरोजिनी ऐनी तिर्की, झा .प्र. से., अंचल 
अधिकारी, चाईबासा सदर ( गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश 
तक अंचल अधिकारी , राजमहल , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-02/ रा. स्था .-17/2018- 3564/ रा.,-- श्री महेश्वर महतो, झा .प्र. से., अंचल अधिकारी , 
गोलमुरी- सह - जुगसलाई ( जमशेदपुर) ( गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से 
अगले आदेश तक अंचल अधिकारी , मसलिया , दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या - 02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3565/ रा.,-- श्री मनीष कुमार , झा. प्र. से., अंचल अधिकारी , 
हजारीबाग सदर ( गृह जिला - धनबाद ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी, मधुपूर , देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

___ संख्या-02/ रा. स्था .-17/ 2018-3566/ रा.,-- श्री संजय कुमार सिंह, झा .प्र. से., अंचल अधिकारी , 
बरही, हजारीबाग ( गृह जिला -कोडरमा ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी , बेंगावाद, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-02/ रा. स्था .-17/ 2018-3567/ रा.,-- श्री ललन कुमार , झा.प्र.से., अंचल अधिकारी, माण्डू , 
रामगढ़ ( गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल 
अधिकारी , कटकमदाग, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 6 सितम्बर , 2018 
संख्या- 02/ रा. स्था .- 17/ 2018 -3568/ रा.,-- श्री छूटेश्वर कुमार दास , झा . प्र.से ., अंचल अधिकारी , 
नावाडीह , बोकारो ( गृह जिला- रामगढ़ ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी , सिमरिया , चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3569/ रा., - श्रीमती प्रीति लता किस्कू, झा .प्र.से., अंचल अधिकारी, 
जामताड़ा सदर ( गृह जिला- दुमका) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी , मोहनपुर , देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-02/ रा. स्था .-17/ 2018- 3570/ रा.,-- श्री राजेश कुमार तिवारी, झा .प्र. से., अंचल अधिकारी , 
मोहनपुर , देवघर ( गृह जिला-बिहार ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी, छतरपुर , पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-02/ रा. स्था .-17 /2018-3571 /रा.,-- श्री राजेश कुमार , झा.प्र.से., अंचल अधिकारी , 
ओरमांझी, राँची ( गृह जिला-हजारीबाग) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 
अंचल अधिकारी, नारायणपुर , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-02/ रा. स्था .-17/2018-3572/रा., - श्रीमती नीतू कुमारी, झा. प्र. से., अंचल अधिकारी , 
कटकमसांडी , हजारीबाग ( गृह जिला- रामगढ़ ) को स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश 
तक अंचल अधिकारी, बोरियो, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-02/ रा. स्था .- 17 / 2018- 3573/ रा.,-- श्री वेद प्रकाश, झा .प्र.से ., सेवाप्राप्त, ( गृह जिला 
नालंदा) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत , को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक GAIL में सक्षम प्राधिकार 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या-02/रा. स्था .-17/ 2018- 3574/रा.,-- श्री निर्भय कुमार, झा.प्र. से., सेवाप्राप्त ( गृह जिला 
राँची) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत , को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल अधिकारी , बगोदर , 
गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 02 / रा. स्था .-17/ 2018- 3575/ रा.,-- श्रीमती सुनीता किस्कू , झा .प्र.से., सेवाप्राप्त ( गृह 
जिला- गोड्डा) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत , को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल अधिकारी , 
मंडरो , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-02/ रा. स्था .- 17/ 2018- 3576/ रा.,-- श्री पुष्पक रजक , झा . प्र.से ., सेवाप्राप्त ( गृह जिला 
पाकुड़ ) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत , को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल अधिकारी , 
ठाकुरगंगटी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -02/ रा. स्था .- 17/ 2018- 3577 / रा.,-- श्री उज्जवल मिंज , जिला अवर निबंधक , ( गृह जिला 
रांची) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत , को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , 
सरायकेला- खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 6 सितम्बर , 2018 


जिन अंचलों में अंचलाधिकारियों की पदस्थापना नहीं की गई है अथवा पूर्व से अंचल अधिकारी 
पदस्थापित नहीं हैं उन अंचलों में प्रखंड विकास पदाधिकारी , अंचल अधिकारी के प्रभार में रहेंगे | 

अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित पदाधिकारियों को स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानांतरित /पदस्थापित पदाधिकारी को नवपदस्थापित स्थान पर 
प्रभार ग्रहण करने हेतु इस माह के अंत तक विरमित करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा नवपदस्थापित 
पदाधिकारी दिनांक 31 अगस्त , 2018 से स्वतः विरमित समझे जायेंगे | नवपदस्थापित पदाधिकारी 
प्रभार प्रतिवेदन तुरंत सरकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे । 

स्थानांतरित / पदस्थापित पदाधिकरियों के स्थानांतरण / पदस्थापन से संबंधित पूर्व निर्गत 
अधिसूचनाएं विलोपित समझी जायगी । 

नव पदस्थापित पदाधिकारी अपने नवपदस्थापित स्थल पर इस माह के अंत तक अनिवार्य रूप 
से योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। स्थानांतरित पदाधिकारी के माह सितम्बर, 2018 का 
वेतन का भुगतान पदस्थापित/ स्थानांतरित स्थल से किया जाएगा । 
उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 871 -- 50 


